सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 चैत्र , 19 3 8 ( श० ) 


संख्या 395 राँची, सोमवार , 


11 अप्रैल , 2016 ( ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


आदेश 
29 मार्च, 2016 


संख्या:- 5/ विविध ( आरोप)- 2-4/ 2016 का० 2696-- श्री प्रवीण कुमार प्रकाश, झा०प्र०से० 
(द्वितीय बैच , गृह जिला . हजारीबाग) , अंचल अधिकारी , शहर अंचल , राँची के विरूद्ध आयुक्त , 
दक्षिणी छोटानागपुर , राँची के पत्रांक- 2719, दिनांक 06 अक्टूबर , 2015 द्वारा प्रपत्र- क में आरोप 
गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरूद्ध दाखिल खारिज वादों के मामलों के 
निष्पादन में जानबूझकर घोर लापरवाही बरतने तथा बार - बार उच्चाधिकारियों को गलत प्रतिवेदन 
भेजने संबंधी आरोपों हेतु विभागीय आदेश संख्या- 10285 , दिनांक 04 दिसम्बर , 2015 द्वारा 
निलंबित किया गया है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार, 11 अप्रैल, 2016 
2 . चूंकि श्री प्रकाश के विरूद्ध कार्य निष्पादन में लापरवाही का आरोप है तथा इनके 
विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही पूर्ण हो गयी है, अतः इन्हें निलंबन मुक्त किया जाता है । 

3. निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


दिलीपतिर्की, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 395 – 50 | 


